रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 352 ] 
No . 352 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 18 , 2010 / माघ 29 , 1931 
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18 , 2010 /MAGHA 29, 1931 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 2010 
का . आ . 420 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2990 ( अ ), तारीख 24 नवम्बर , 2009 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 543.00 कि . मी . से 
578 .00 कि . मी. ( लखनादौन -सिवनी सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 19 दिसम्बर , 2009 
को “ नई दुनिया " और " दि हितवाद " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 


658 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


64 / 2 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 543 . 00 कि . मी से 578. 00 कि . मी तक ( लखनादौन -सिवनी 

सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्र . जिला का तालुक गांव का नाम सर्वेक्षण भूमि का भूमि की क्षेत्रफल क्षेत्रफल भूस्वामियों/ हितबद्ध 
सं. नाम का नाम 

संख्या प्रकार प्रकृति ( वर्ग मी . में ) ( हेक्ट. ) व्यक्तियों के नाम 
1 2 3 4 5 6 7 

89 10 

8 9 
1 सिवनी 1. छपारा ( 1 ) सुआखेड़ा 59/3 निजी असिंचित 1900 0.19 चैनसिंह , मानसिंह सुखराम 

पि . परदेशी गोंड 
64/1 निजी . असिंचित 400 0.04 संजय पि. राजाराम गोंड 
64/2 निजी असिंचित ____ 800 0. 08 गंगाराम , गंगू रामनाथ , गंगो 

पि . नेमी गोंड 
16/ 5 निजी असिंचित 1300 0.13 बतासिया पनि दुलीचन्द गोंड 
61 सरकारी घांस 

600 0.06___ सरकारी घास 
सरकारी राजस्व वन 500 0. 05 सरकारी वन 

53 / 1 सरकारी राजस्व वन 32000 . 32 सरकारी वन 
( 2 ) बिछुआ 173 सरकारी नाला 

2000 .02 सरकारी नाला 
( 3 ) देवगाँव 277 

सरकारी 

राजस्व वन 6000 0.60___ सरकारी वन 
( 4 ) घुनई 

सरकारी राजस्व वन 600 0. 06 सरकारी वन 
33 सरकारी आबादी 100 0.01___ सरकारी आबादी 
46 

सरकारी रास्ता 200 0. 02 सरकारी रास्ता 
217/ 1 निजी असिंचित 1700 0.17 गंगीया पनि स्व . भंगी, किशोरी 

किसनीया बिसनीया पि . भंगी 

गोंड 
219 निजी असिंचित 1400 0.14 गंगीया पत्नि स्व , भंगी,किशोरी 

किसनीया बिसनीया पि . भंगी 


गोंड 


400 


असिंचित 
सिंचित 


0. 04 
0.01 


100 


203 /6 निजी 
( 5 ) छपारा ___ 209/ 2 . निजी 

कलां 
( 6 ) छपारा 

निजी 


श्यामवती पनि सुखचैन गोंड 
विनीत रंजन पि. लालसिंह 
राजपूत . 
( 1 ) राजेन्द्र सिंह पि. केपसिंह 
राजपूत 
सरकारी नाला 


178 


सिंचित 


1700 


0 . 17 


खुर्द 


11 / 1 


सरकारी 


नाला 


1000 


0.10 


( 7 ) देवरी 

कला 


सरकारी 
निजी 


नाला 
सिंचित 


2500 
500 


8/ 1 


0.25 सरकारी नाला 
0.05 महतरीवाई पनि स्व . पूना 

राम , भोजराम , तेजराम पि . 
पूनाराम , गीता वाई पनि 
गणपतलाल , पुष्पलता, मीना , 
ममता पि. गणपतलाल , गिरजा , 

ज्ञाना, शांता पि . झाडुलाल 
0.18 (1 ) कृष्णाबाई पति गुणेन्द्र 

कतिया 
0.17 ( 1 ) राजकुमार, राजाराम, 

विजय कुमार , शिव कुमार , 


25 


निजी 


सिंचित 


1800 


3 


निजी . 


सिंचित 


1700 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 25272703iticator 4 


none 51657 


8 


9 10 
योगेश , ललता, पुष्पा पि. 
रेखनलाल , मोहनलाल पि . 
मेढे कोष्ढा 
झीनी वाई पनि मकरू 
आदित्य पि . दिनेश कुमार 


8/5 
964/3 


निजी 
निजी 


सिंचित 
सिंचित 


200 
3800 


0. 02 
0.38 


( 8 ) डुंगरीया 

छपारा 


967 


निजी 


असिंचित 


1400 


0.14 ( 1 ) हसीदा बेगम पनि 

अजीज अहमद , खूशवुनिशा, 
नगमानिशा जाकिर अहमद , 
जाविद अहमद ( ना. वा .) पिता 
अजीज अहमद , मो. शकील 
अहमद , मो. समीम अहमद , 
मो. फहिम अहमद , फिरोज 

अहमद , पि . मंसूर अहमद 
0. 12 शिवकांत सिंह पि . उज्जैन सिंह 

__ _ पुन्नु पि . छोटा अहिर, 
0. 08 अशोक पि. गणपतलाल 
0.01___ रामवती , रामकली पि. भद्दू 
0. 11 सरकारी सड़क 
3 .55 सरकारी पहाड़ 


सिंचित 


1016/1 
893 / 1 
976 /2 


0 . 04 


पुन 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 
सरकारी 


सिंचित 
सिंचित 
असिंचित 


1200 
400 
800 
100 
1100 


860 
1019 


सड़क 


216 


35500 


2. लखना (1 ) मढ़ई 
• दौन . . 


पहाड़ 
चट्टान 
सड़क 
पहाड़ 


218 


21900 


सरकारी 
सरकारी 


2.19 
0.52 


सरकारी सड़क 
सरकारी पहाड़ 


219 


10 5200 


चट्टान 


[ फा . सं . भाराराप्रा/11013 / एलए/ 01 - एस/ एमपी - एलकेडीएन/ 3डी ] 

एस. नरेन्द्र , निदेशक 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th February , 2010 


S. O . 420 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S . O . 2990 ( E ), dated the 24th November , 2009 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, sub -section ( ii ), and issued under sub -section ( 1) of Section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening) , maintenance, management and operation of National 
Highway No. 7 on the stretch of land from km 543.000 to km 578 .000 (Lakhanadon - Seoni Section ) in District Seoni in the 
State of Madhya Pradesh ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Nai Duniya" and " The Hitavada” , both 
dated the 19th December, 2009, under sub - section (3) of Section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
authority ; 


One And whereas,in pursuance of sub- section (1) of Section3D of the said Act ,the competent authority has submitted 
its report to the CentralGovernment; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — Sec . 3( ii) ] 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act, the Central Governmenthereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of Section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from 
km 543.000 to km 578 .000 (Lakhnadon -Seoin Section ) on National Highway No. 7 in Seoni District in the 

State ofMadhya Pradesh . 


Si. Name of Name of 
No . the Distt. the taluk 


Name of 
the village 


Area ( in 
hectors ) 


Nameof the land 
owner / Interested 
persons 


Survey Type of Nature Area in 
No. land of land (square 

meters) 

7. 8 
59/ 3 Private Un - irrigat - 1900 

ed 


1 
1 


2 
Seoni 


3 

4 
1. Chhapara ( 1 ) Suakhera 


9 
. 19 


0 


64 / 1 


Private 


400 


0 .04 


Un - irrigat- 
ed 
Un- irrigat- 


64 /2 


Private 


800 


0 .08 


10 
Chainsingh , Mansingh , 
Shukhram S /o . Pardesi 
Gond 
Sanjay S /o. Rajaram 
Gond 
Gangaram , Gangu , 
Ramnath ,Gango S /o . 
NemiGond 
Batasiya W /o . Late 
Dulichand Gond 
Government 
Government 


ed 


16 /5 


Private 


Un- irrigat - 


1300 


0.13 


ed 


Govt. 


Grass 


600 
500 


0 . 06 
0.05 


Govt. 


Revenue 
Forest 


Govt . 


3200 


0. 32 


Revenue 
Forest 


Government 


Govt. 


Nallah 


200 


( 2) Bichhuya 173 
(3 ) Devgaon 277 


0 .02 Government 
0.60 Government 


Govt. 


( 4) Ghunai 


21 


Govt . 


Revenue 
Forest 
Revenue - 
Forest 
Abadi 


600 


0 .06 


Government 


Govt. 


100 


Govt. 


Road 


200 


217/ 1 


Private 


Un - irrigat- 


1700 


ed 


0 .01 Government 
0. 02 Government 
0 . 17 Gangiya W /o . Late 

Bhangi, Kishori , 
Kishniya , Vishniya 

D /o . Bhangi Gond 
0 . 14 Gangiya W /o . Late 

Bhangi, Kishori , 
Kishniya , Vishniya 
D / o . BhangiGond 


219 


Private 


1400 


Un- irrigat - 
ed 


20316 


Private 


400 


0 .04 


Un - irrigat - 
ed 


ati Wlo . 


Shukhchain Gond 


[ M II -- qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


10 


1 
1 


2 
Seoni 


5 
209 /2 . 


6 
Private 


7 
Irrigated 


8 
100 


0 .01 


4 
1. Chhapara (5 ) Chhapara 
Kala 

(6 ) Chhapara 

Khurd 
(7) Deorikala 


178 


Private 


Irrigated 


1700 


0. 17 


11 /1 


18 


Govt . 
Govt . 
Private 


Nallah 
Nallah 
Irrigated 


1000 
2500 
500 


0 . 10 
0 .25 
0.05 


8/1 


Private 


Irrigated 


1800 


0. 18 


Private 


Irrigated 


1700 


0 . 17 


200 


8 /5 : 
(8) Dungariya 964/3 
Chhapara 

967 


Private 
Private 


Irrigated 


Irrigated 
Irrigated 


0.02 
0 .38 


Vinitranjan S / o Lal 
singh Rajput 
( 1) Rajendra Singh 
S/o Kepsingh Rajput 
Government 
( 1) Government 
Mahatribai W / o Late 
Punaram , Bhojram , 
Tejram S / o Punaram , 
Geetabai W / o Late 
Ganpatlal, Pusplata , 
Meena, Mamata Dlo 
Ganpatlal,Girija ,Gyana 
Shanta D /o Jhadulal 
(1 ) Krishnabai D /o 
Gunendra Katiya 
( 1) Rajkumar, Rajaram , 
Vijaykumar, Shivkumar , 
Yogesh , Lalta , Pushpa 
S /o Rekhanlal,Mohan 
lal Slo Medhe Koshta 
Jhini Bai W / Makru 
Aditya S /o Dinesh 
Kumar 
( 1) Hashida begam 
W /o Ajij Ahmad , 
Khushbunisha , 
Nagmanisha , Jakir 
Ahmad , Jabid Ahmad 
(Minar ) S/ o Ajij 
Ahmad ,Md. Shakil 
Ahmad , Md. Samim 
Ahmad ,Md. Fahim 
Ahmad , Firoj Ahmad 
S /o Mansur Ahmad 
Shivkant Singh S /o 
Ujjain Singh 
Punnu Slo Chota 
Ahir R /o Khursipar 
Ashok S /o Ganpatlal 
Rambati , Ramkali Dlo 
Bhadu 
( 1 ) Government 
(1) Government 


3800 


Private 


Un - Irrigated 1400 


0 .14 


1016 /1 


Private 


Irrigated 


1200 


0. 12 


893 /1 


Private 


Irrigated 


400 


0 .04 


976 /2 
860 


Private 
Private 


Irrigated 
Un- Irrigated 


800 
100 


0 .08 
0 .01 


1019 
216 


Govt . 
Govt . 


Road 
Rock 


1100 
35500 


2 . Lakhanadon 

Madai 


0.11 
3.55 


218 


Govt . 


Road 


219 


Govt . 


Rock 


21900 | 2 . 19 Government 

5200 0. 52 Government 
[ F. No. NHA / 11013/LA/ 01- S/ MP- LKDN/3D] 


658G7/ 10 -2 


S .NARENDRA , Director 
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


